VARTI 


HARYANA GOVT GAZ , APRIL 6 , 1976 (QHTR . 17, 1898 SAKA ) 


5 


525 


कमांक 438-ज (I) -76/9253.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में मनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे 
गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके 
सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


फ़ल/ वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वाषिक 
राशि 


का पता 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपये 


मित्रानो 


भागतो 


दादरी 


100 


श्री मंगलो म , पुत्र 

श्री कुरड़ा राम 


150 


2 


अखत्यारपुर 


खरीफ़ , 1965 से 

रबी , 1970 तक 
खरीफ़ , 1970 से 
खरोफ़ , 1985 से 
रवी , 1970 तक 
खरीफ़ , 1970 से 
रबी , 1973 से 


100 


श्री फूल चन्द , पुत्र 

श्री केशो राम 


" 


150 


3 


बापोड़ा 


भिवानी 


श्री गंगा राम सिंह, पुत्र 

श्री जसवन्त सिंह 


150 


दिनांक 31 मार्च, 1976 


क्रमांक 383-ज ( II ) -76/9323.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार प्रविनिरन, 1948 ( जैसा कि 3 से हरियाणा राज्य में प्रश्नाया 
गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तया 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मखन सिंह, पुत्र 

श्री 

केसर सिंह, गांव खेड़ी शर्फ अली, तहसील व जिला करनाल को रबी , 
1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 420-ज (II) -76/93 27.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री गुगन सिंह, पुत्र श्री धन सिंह, गांव गान्धरा, तहसील व जिला रोहतक , को रबी, 1969 से रबी, 
1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ़ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 


Ind 


को 25 4-5 ( II )-16/9334.-- श्री कांवर सिंह, पुत्र श्री प्रभु, गांव रोहना, तहसील व जिला रोहतक , 
की दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 
1948 ( जसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2( ए ) (.1 ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं , कि श्री कांवर सिंह 
की मब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8763-पार( III )-89/1066, 
दिनांक 16 जनवरी , 1970, तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - पार- III - 70/ 295 05, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 
द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती भरती देवी के नाम ख़रीफ़ , 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर से 
सनद में दी गई शर्तों के अंतर्गत तबदील की जाती है । 


यशवन्त कुमार जने , 


विशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार 

राजस्व विभाग । 


